सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 408 राँची, मंगलवार , 


21 मई , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
20 मई , 2019 


संख्या- 01/ सा स्था०-20/ 2016 न ० वि ० आ०-2070-- झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम , 2000 की 
धारा-6 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जानकी प्रसाद यादव, स० वि ० स ०, पिता- स्व ० 
निर्मल महतो, आवास संख्या-01, ग्राम - चटकारी , पो ०- सलेडीह , जिला-हजारीबाग को अगले छः माह अर्थात 
दिनांक -01.11.2019 तक के लिए झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति विस्तारित 
की जाती है । 
2 . प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 408 -- 50 


